निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 भाद्र 1932 ( श ) 
( सं0 पटना 672 ) पटना , बुधवार , 15 सितम्बर 2010 


सं0 मु0अ0 - 4 - सेतु - 06 - 31 / 09 - 1620 - अनु० 

ग्रामीण कार्य विभाग 


संकल्प 

16 जुलाई 2010 
विशयः — ग्रामीण कार्य विभाग के पथों पर अवस्थित 50 मीटर एवं उससे अधिक लम्बाई की पुल परियोजनाओं का 


निर्माण मनोनयन ( Nomination) के आधार पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा कराये जाने के 
संबंध में । 

बिहार राज्य में वृहत पैमाने पर ग्रामीण पथों का निर्माण कराया जा रहा है । इन पथों पर अवस्थित 
Unbridge Gap जैसे नदियों , नालों एवं अन्य जल पथों पर पुल निर्माण की आवश्यकता है । ग्रामीण कार्य विभाग 
अपने उपलब्ध कार्यबल , संसाधनों से पुलों का निर्माण कराता है, तथापि कार्य के बोझ के आलोक में उच्च स्तरीय 
पुलों के निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी से सहयोग की आवश्यकता महसूस की जा रही है । बिहार में पुलों के निर्माण 
हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के रूप में राजकीय संगठन उपलब्ध है । इस निगम के पास पुलों के निर्माण की 
विशेषज्ञता भी है । 

इस आलोक में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया गया है: 
(i) ग्रामीण कार्य विभाग के, ग्रामीण पथों पर अवस्थित 50 मीटर एवं उससे अधिक लम्बाई वाले पुलों का 

निर्माण आवश्यकतानुसार बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा मनोनयन ( Nomination ) के 
आधार पर उनकी शर्तों एवं बंधेजों के अनुसार कराये जाने की स्वीकृति दी जाती है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2010 


( ii ) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, उनको सौंपे गये पुलों का निर्माण राज्य सरकार के अनुसूचित 

दर पर करायेगा एवं खुली निविदा के माध्यम से संवेदकों का चयन कर कार्य आवंटित करेगा । 
( iii ) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं 
इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

(ह0) अस्पष्ट, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 672-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


